रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PAID / 


Me 


Paitiane 


SHRENIMES 


R47 


भारत का राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , नवम्बर 30 , 2016 / अग्रहायण 9 , 1938 
NEW DELHI, WEDNESDAY , NOVEMBER 30, 2016/ AGRAHAYANA 9, 1938 


सं . 440 ] 
No. 440 ] 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 

अधिसूचना 

मुम्बई, 29 नवम्बर , 2016 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ)( चौथा संशोधन ) विनियम , 2016 

___ सं. सेबी/ एल . ए. डी. - एन. आर. ओ./ जी . एन ./ 2016-17/ 017. - बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
अधिनियम , 1992 ( 1992 का 15 ) की धारा 30 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और 
विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम , 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
विनियम बनाता है, अर्थात् : 
1 . इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) ( चौथा 

संशोधन ) विनियम , 2016 कहा जा सकेगा । 
वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 में : 
(I) विनियम 42 में , उप- विनियम (4) में, खंड ( छ) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, - 

" परंतु यह कि यदि कर्मचारी के लिए आरक्षित भाग ( एम्पलॉई रिजर्वेशन पोर्शन ) में अल्प - अभिदान ( अंडर 
सब्स्क्रिप्शन ) हो जाता है, तो ऐसे में जो भाग अभिदत्त न हुआ हो उस भाग का आबंटन आनुपातिक आधार पर , 
दो लाख रुपये से अधिक के लिए, किया जा सकेगा, बशर्ते कि एक कर्मचारी को किया जाने वाला कुल आबंटन 
पाँच लाख रुपये से अधिक का न हो । " 


यू. के . सिन्हा , अध्यक्ष 


[विज्ञापन III/ 4/ असा ./329 / 16] 


5527 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


M ) 


० 


पाद टिप्पण : 
1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम , 2009, सं. एलएडी 

एनआरओ/जीएन/ 2009-10/ 15/174471, द्वारा 26 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे । 
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम , 2009 तत्पश्चात् : 
( 1) 11 दिसम्बर 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) 

( संशोधन) विनियम, 2009, सं . एलएडी- एनआरओ/जीएन/ 2009- 10/ 23/186926, द्वारा 
( 2 ) 1 जनवरी 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 

( संशोधन) विनियम, 2010, सं . एलएडी- एनआरओ/जीएन/ 2009- 2010/ 25/189240, द्वारा 
8 जनवरी 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 
( दूसरा संशोधन) विनियम , 2010, सं. एल . ए. डी.-एनआरओ/जीएन /2009- 10/ 26/ 190146 , द्वारा 
13 अप्रैल 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 
( तीसरा संशोधन ) विनियम, 2010, सं. एलएडी - एनआरओ/ जी. एन ./ 2010 -11/ 03 /1104, द्वारा 
___ 12 नवम्बर 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) 

( चौथा संशोधन) विनियम , 2010 , सं. एलएडी- एनआरओ/ जीएन / 2010-11/ 19 / 26456, द्वारा 
29 अप्रैल 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 
( संशोधन ) विनियम , 2011, फा . सं . एल . ए. डी .- एन. आर . ओ./ जीएन/ 2011-12/ 05/ 13907, द्वारा 
23 सितम्बर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण ) 
विनियम , 2011, सं. एल . ए. डी .- एन . आर. ओ./ जी . एन ./ 2011-12/ 24 / 30181 , द्वारा 
23 सितम्बर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 
( दूसरा संशोधन ) विनियम , 2011, फा . सं . एल . ए. डी .- एन . आर. ओ./ जी . एन ./ 2011- 12/ 25/ 30309, द्वारा 
30 जनवरी 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 

( संशोधन ) विनियम , 2012, सं . एल. ए. डी .- एन . आर. ओ./ जी . एन ./ 2011- 12/ 34/ 2499, द्वारा 
( 10) 7 फरवरी 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 

( दूसरा संशोधन ) विनियम , 2012, सं. एल . ए. डी .- एन . आर. ओ./ जी . एन./ 2011 -12/ 35/ 3186, द्वारा । 
( 11) 21 मई 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [ आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम , 

2012, सं. एल .ए. डी .- एन . आर. ओ./ जी . एन ./ 2012- 13 /04/11262 , द्वारा 
( 12 ) 24 अगस्त 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 

( तीसरा संशोधन) विनियम , 2012 , सं. एल .ए.डी .-एन. आर. ओ./ जी. एन ./2012 - 13/12/18951, द्वारा 
(13) 12 अक्तूबर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 

__ ( चौथा संशोधन) विनियम , 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन / 2012- 13/ 18 /5391, द्वारा 
( 14) 27 फरवरी 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 

( संशोधन ) विनियम, 2013, सं . एल . ए. डी .- एन. आर. ओ ./ जी . एन./ 2012-13/32/ 4947, द्वारा 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 15) 26 अगस्त 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 

( दूसरा संशोधन) विनियम , 2013, सं. एल .ए. डी .- एन . आर. ओ./ जी - एन / 2013- 2014/19/ 6422, द्वारा 
(16) 8 अक्तूबर 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड { संस्थागत व्यापारिक ( ट्रेडिंग ) प्लेटफार्म पर 

विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता} विनियम , 2013, सं . एल . ए. डी .- एन . आर. ओ./जी . एन ./ 2013 

14/ 28 /6720, द्वारा 
( 17) 7 जनवरी 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक )] 

विनियम, 2014, सं . एल .ए. डी. एन. आर. ओ./ जी. एन ./ 2013-14/ 36/12, द्वारा 
( 18) 4 फरवरी 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 

( संशोधन) विनियम , 2014, सं . एल . ए. डी .- एन . आर. ओ./ जी . एन./ 2013-14/ 44 /226 , द्वारा 
( 19) 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय ) (संशोधन ) विनियम , 2014, सं . 

एल . ए. डी - एन . आर. ओ./ जी . एन./ 2014- 15/ 03/ 1089, द्वारा 
( 20) 25 अगस्त 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 

( दूसरा संशोधन ) विनियम , 2014, सं . एल . ए. डी / एन . आर. ओ./ जी . एन./ 2014- 15/ 06/1372, द्वारा 
24 मार्च 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 

( संशोधन ) विनियम , 2015, सं. एल . ए. डी - एन. आर . ओ./ जी . एन./ 2014- 15/ 24/ 538 , द्वारा 
( 22 ) 5 मई 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) ( दूसरा 

संशोधन ) विनियम , 2015, सं. सेबी - एन . आर. ओ./ ओ. आई.ए.ई./ जी . एन ./ 2015-16/ 003, द्वारा 
( 23) 11 अगस्त 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 

(तीसरा संशोधन ) विनियम , 2015, सं. सेबी/ एल . ए. डी .-एन. आर. ओ./ जी . एन ./ 2015- 2016/ 007, द्वारा 
( 24 ) 14 अगस्त 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 

__ (चौथा संशोधन) विनियम , 2015, सं. सेबी/ एल. ए. डी.- एन. आर . ओ./ जी . एन / 2015-16/ 008, द्वारा । 
( 25) 14 अगस्त 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) 

( पाँचवाँ संशोधन) विनियम , 2015, सं. सेबी/ एल. ए. डी . एन . आर . ओ./ जी . एन./ 2015- 16/012, द्वारा 
( 26) 2 सितम्बर 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [ सूचीबद्धता (लिस्टिंग ) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण 

अपेक्षाएँ] विनियम , 2015 सं . सेबी / एल. ए. डी .- एन . आर. ओ./ जी . एन./ 2015- 16/013, द्वारा 
( 27 ) 10 सितम्बर 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 

( छठा संशोधन) विनियम , 2015, सं . सेबी/ एल. ए. डी .- एनआरओ/ जी . एन ./ 2015-16/018, द्वारा 
27 अक्तूबर 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 

( सातवाँ संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/ एल. ए. डी .- एन. आर. ओ./ जी . एन./ 2015-16/025, द्वारा 
( 29) 21 जनवरी 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) 

( संशोधन) विनियम , 2016, सं . सेबी/ एल . ए. डी .-एन. आर . ओ./ जी . एन./ 2015- 16/ 031, द्वारा 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


( 30 ) 


17 429A 2016 fredly ufufa site Afry ate list for fufHat Bite tidlteUT BTTTTÝ) 
( ETHRT TİPĪTETA ) Pafcun , 2016 , T. Haftan .G. ST .-14.3V .SĪT./ A . Ca ./ 2015 - 16 /036, ERT 
25 $ 2016 re che afara site fan als (ņof tot AfH Bite gondoheUT BTTTTT) (det 
# PTTET ) Fafana , 2016 , # H / T.T . A . TH . 347 . 311 ./5 . 5TH ./2016 - 17 /003, SRT # NET ETTI 


(31) 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 

NOTIFICATION 

Mumbai, the 29th November , 2016 
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE 

REQUIREMENTS) (FOURTH AMENDMENT) REGULATIONS , 2016 
No. SEBI/LAD -NRO /GN / 2016 - 17 /017 . — In exercise of the powers conferred under section 30 of the 
Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ( 15 of 1992 ), the Board hereby makes the following 
Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India ( Issue of Capital and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2009 , namely : 
1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India ( Issue of Capital and 
Disclosure Requirements) ( Fourth Amendment) Regulations, 2016 . 
2 . They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
3 . In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2009 : 
(I) In regulation 42 , in sub -regulation (4 ), after clause ( g), the following proviso shall be inserted ,- 

“ Provided that in the event of under -subscription in the employee reservation portion , the 
unsubscribed portion may be allotted on a proportionate basis , for a value in excess of two lakhs 
rupees, subject to the total allotment to an employee not exceeding five lakhs rupees.” 

U . K . SINHA , Chairman 


[ ADVT. - III/ 4 /Exty ./329 / 16 ] 


Footnote : 


1. 


The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations , 2009 were published in the 
Gazette of India on 26th August, 2009 vide No. LAD -NRO /GN /2009 - 10 / 15 / 174471 . 
The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements ) Regulations, 2009 were subsequently amended 
on : 
(1) 11th December , 2009 by Securities and Exchange Board of India ( Issue of Capital and Disclosure 

Requirements) (Amendment) Regulations , 2009 vide No . LAD -NRO /GN /2009- 10 /23/ 186926 . 
1st January , 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure 
Requirements) ( Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD -NRO /GN /2009 - 2010 /25 /189240 . 
8th January , 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure 
Requirements ) (Second Amendment) Regulations, 2010 vide No. LADNRO /GN /2009 
10 / 26 / 190146 . 
13th April , 2010 by Securities and Exchange Board of India ( Issue of Capital and Disclosure 
Requirements) ( Third Amendment) Regulations, 2010 vide No. LADNRO /GN /2010 - 11/03 /1104 . 
12th November, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure 
Requirements ) ( Fourth Amendment) Regulations , 2010 vide No. LADNRO /GN / 2010 

11/ 19 / 26456 . 
(6 ) 29th April , 2011 by Securities and Exchange Board of India ( Issue of Capital and Disclosure 

Requirements ) (Amendment) Regulations, 2011 vide F . No. LADNRO /GN / 2011 - 12 /05 / 13907 . 


[ HTT III – DUS 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(7 ) 23rd September, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of 

Shares and Takeovers ) Regulations, 2011 vide No . LAD -NRO /GN /2011 -12 / 24 /30181 . 
(8 ) 23rd September, 2011 by Securities and Exchange Board of India ( Issue of Capital and Disclosure 

Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2011 vide F. No . LADNRO /GN /2011 

12/ 25 /30309 . 
(9 ) 30th January, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure 

Requirements) ( Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD -NRO /GN /2011- 12 /34 /2499. 
(10 ) 7th February , 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure 

Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD -NRO /GN /2011 

12 /35 /3186 . 
(11) 21st May , 2012 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) 

Regulations, 2012 vide No. LAD -NRO /GN /2012 -13/04 /11262. 
(12) 24th August, 2012 by Securities and Exchange Board of India ( Issue of Capital and Disclosure 

Requirements) ( Third Amendment) Regulations, 2012 vide No. LADNRO /GN /2012 

13 /12 / 18951 . 
( 13 ) 12th October, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure 

Requirements ) (Fourth Amendment) Regulations, 2012 vide No. LADNRO /GN /2012 

13 /18 /5391. 
(14 ) 27th February , 2013 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure 

Requirements) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD -NRO /GN /2012 - 13 /32 /4947 . 
( 15 ) 26th August, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure 

Requirements )(Second Amendment) Regulations, 2013 vide No . LAD -NRO /GN /2013 

14 / 19 /6422 . 
(16 ) 8th October , 2013 by Securities and Exchange Board of India (Listing of Specified Securities on 

Institutional Trading Platform ) Regulations, 2013 vide No . LAD -NRO /GN /2013 - 14 /28/6720 . 
(17 ) 7th January , 2014 by Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) 

Regulations, 2014 vide No. LAD -NRO /GN /2013 - 14 / 36 / 12 . 
(18) 4th February , 2014 by Securities and Exchange Board of India ( Issue of Capital and Disclosure 

Requirements) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD -NRO /GN /2013 -14 /44 /226 . 
( 19 ) 23rd May , 2014 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) 

Regulations, 2014 vide No. LAD -NRO /GN /2014 - 15 /03 /1089. 
( 20 ) 25th August, 2014 by Securities and Exchange Board of India ( Issue of Capital and Disclosure 

Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD -NRO /GN /2014 

15 /06 / 1372 . 
(21) 24th March 2015 by Securities and Exchange Board of India ( Issue of Capital and Disclosure 

Requirements ) (Amendment) Regulations , 2015 vide No. LAD -NRO /GN /2014 - 15 / 24 /538 . 
5th ofMay, 2015 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements ) (Second Amendment) 
Regulations, 2015 vide No. SEBI-NRO /OIAE /GN / 2015 - 16 /003 . 
11th of August, 2015 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements ) ( Third 

Amendment) Regulations , 2015 vide No. SEBI/LAD -NRO /GN / 2015 - 16 /007 . 
(24 ) 14th of August, 2015 by SEBI ( Issue of Capital and Disclosure Requirements) ( Fourth 

Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD -NRO /GN /2015 - 16 /008 . 
(25 ) 14th of August , 2015 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements ) (Fifth Amendment) 

Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD -NRO /GN /2015 -16 /012 . 
(26 ) 02nd of September, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD -NRO /GN /2015 - 16 /013 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


(27 ) 10th of September , 2015 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements ) (Sixth 

Amendment) Regulations , 2015 vide No. SEBI/LAD -NRO /GN / 2015 - 16 /18 . 
(28 ) 27th of October , 2015 by SEBI ( Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Seventh 

Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/ LAD -NRO /GN / 2015 - 16 /025. 
(29 ) 21st of January, 2016 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) ( Amendment) 

Regulations, 2016 vide No. SEBI/ LAD -NRO /GN /2015 - 16 /031 . 
(30 ) 17th of February , 2016 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second 

Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/ LAD -NRO /GN / 2015 - 16 /036 . 
(31) 25th of May , 2016 by SEBI ( Issue of Capital and Disclosure Requirements ) ( Third Amendment) 

Regulations, 2016 vide No. SEBI/ LAD -NRO /GN / 2016 - 17 /003. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 

Nishok 


Digitally signed by 
Nishok Kumar Paria 
Date: 2016 .12 .02 


Kumar Paria 19: 12:02 + 05 30 


